than 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 श्रावण , 19 37 ( श०) 


संख्या 6 11 राँची, रविवार 


16 अगस्त, 20 15 ( ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 

10 अगस्त , 20 15 
संख्या- 1/ पी0-103 / 2015 का0- 7208 -- श्रीमती वंदना दादेल, भा . प्र. से. ( झाः96 ), सचिव, कल्याण 
विभाग, झारखण्ड, राँची के DEFT के अन्तर्गत दीर्घकालीन प्रशिक्षण हेतु दिनांक 14 अगस्त , 2015 के 
प्रभाव से प्रस्थान करने के फलस्वरूप श्री राजीव अरूण एक्का, भा. प्र. से. ( झाः94), परीक्षा नियंत्रक , 
झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद , राँची को अगले आदेश तक सचिव , कल्याण विभाग , 
झारखण्ड , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

श्री एक्का अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश 
प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद , राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार, 
सरकार के अपर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 6 11 - 50 । 


